संख्या 


- 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

13 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 


22 राँची , बुधवार 


विषय - सूची 

पृष्ठ 

भाग 1 – नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 169-178 भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 - क- स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 


भाग 1 - ख- - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी. , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी . सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

एवं नियम आदि । 

भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


पृष्ठ 


भाग -5 – झारखण्ड विधान सभा में पुरः अस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 

भाग - 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 


- 

भाग - 9 - क- वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 -ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 


पूरक- 

पूरक " अ " 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 

28 जून , 2022 


170 


संख्या -13 / पी1-104 / 2019-2608- श्री अनुराग गुप्ता , भा ० पु ० से ० ( 1990 ) को विभागीय अधिसूचना 
संख्या -1789 , दिनांक 06.05.2022 के द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया । 


2. श्री अनुराग गुप्ता , भा ० पु ० से ० को अधिसूचना संख्या - 2256 , दिनांक 07.06.2022 द्वारा आरोप 
मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किये जाने के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाएँ 
( अनुशासन एवं अपील ) नियमवाली , 1969 के नियम -5 B ( 3 ) के अन्तर्गत निलंबन अवधि में पूर्ण वेतन 
एवं भत्ता अनुमान्य होगा । 


3. अखिल भारतीय सेवाएँ ( अनुशासन एवं अपील ) नियमवाली , 1969 के नियम -5 B ( 4 ) के 
अन्तर्गत श्री अनुराग गुप्ताकी निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य अवधि मानी जायेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव । 


171 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
10 जून , 2022 


संख्या -04 / स्था ० 

( सै ० क ० ) -611 / 2020-2422 -- श्रीमती पूनम प्रभा पूर्ति , झा ० प्र ० से ० , संयुक्त सचिव , 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची को विभागीय आवंटित कार्यों के अतिरिक्त सहायक 
निदेशक , राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय , झारखण्ड , राँची का प्रभार ( वित्तीय शक्तियों सहित ) प्रदान 
किया जाता है । 

2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रदीप तिग्गा , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
14 जून , 2022 


संख्या - 12 / डी०- 1001 / 2017-2355 -- केन्द्रीय संगठन सी ० आर ० पी ० एफ ० से झारखण्ड राज्य में 
प्रतिनियुक्त श्री बृजेन्द्र कुमार मिश्रा , उप समादेष्टा , सी ० आर ० पी ० एफ ० - सह - अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान ) , पलामू को पैतृक संगठन महानिदेशालय , सी ० आर ० पी ० एफ ० , भारत सरकार में वापस योगदान 
देने हेतु विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रदीप तिग्गा , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
14 जून , 2022 


संख्या -12 / डी०-1005 / 2021-2354-- श्री कमलेश कुमार , सहायक समादेष्टा , सी ० आर ० पी ० एफ ० को 
झारखण्ड राज्य में योगदान देने की तिथि से 04 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करते हुए अगले 
आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक - सह - एसाल्ट ग्रुप कमाण्डर , झारखण्ड जगुआर ( एस ० टी ० एफ ० ) , राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


172 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रदीप तिग्गा , 

सरकार के संयुक्त सचिव 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
6 मई , 2022 


संख्या -13 / पी -104 / 2019-1789 सी ० श्री अनुराग गुप्ता , भा ० पु ० से ० ( 1990 ) को तत्काल प्रभाव से 
निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2 . 

निलंबन अवधि के संबंध में उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर 
निर्णय लिया जायेगा । 

3 . 

निलंबन मुक्त होने के फलस्वरूप श्री अनुराग गुप्ता , भा ० पु ० से ० विभाग में अपना योगदान 
समर्पित करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव । 


173 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MANIKANT PRASAD अन्य नाम MUSAHEB DHOBI पिता RAM KHELAWAN 
DHOBI , शपथ पत्र सं ० 61 , दिनांक 3 फरवरी , 2022 के अनुसार MANIKANT PRASAD के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

MANIKANT PRASAD एवं MUSAHEB DHOBI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF 


SECTOR - 4 / C , 

QR.NO.- 1120 , 


P.O. & P.S.- SEC- 4 , B.S. CITY , 

DIST.- BOKARO , 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SEEMA KUMARI अन्य नाम SIMA KUMARI पिता OM NARAYAN CHAURASIYA , 
शपथ पत्र सं ० 11 , दिनांक 29 जून , 2022 के अनुसार SEEMA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी । 
SEEMA KUMARI एवं SIMA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - HOUSE NO.- 305 , 

VIDYAPATI NAGAR , 


NEAR SINGH STORE , GANDHI NAGAR , 

P.O.- MORABADI , 

P.S.- GONDA , 

DIST.- RANCHI , 

PIN- 834008 

JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं VINAY MUNDA अन्य नाम VINAY ORAON पिता Late DUSRAO MUNDA , 
शपथ पत्र सं ० 797 , दिनांक 16 अगस्त , 2021 के अनुसार VINAY MUNDA के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

VINAY MUNDA एवं VINAY ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - SARIDKEL , 


P.O.- BHANDRA , 
P.S.- KHUNTI , 

DIST.- KHUNTI , 

PIN - 835210 
JHARKHAND 


174 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं JITMANI KUMARI अन्य नाम PRATIMA KUMARI पिता RAM DAYAL ORAON , 
शपथ पत्र सं ० 277 , दिनांक 20 जून , 2022 के अनुसार JITMANI KUMARI के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

JITMANI KUMARI एवं PRATIMA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम । 


RESIDENT OF - JHAKHRA , 

P.O.- BUTI , 

P.S.- SENHA , 

DIST.- LOHARDAGA , 

PIN - 835302 

JHARKHAND . 


175 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SUBO DADEL अन्य नाम SOVHANI DADEL पति Late SANATAN DADEL , 
शपथ पत्र सं ० 100 , दिनांक 29 जून , 2022 के अनुसार SUBO DADEL के नाम से जानी जाऊँगी । 
SUBO DADEL एवं SOVHANI DADEL दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - VILLAGE- DARANKEL , 

P.O.- LODHMA , 

P.S.- KARRA , 

DIST.- KHUNTI , 

PIN- 834004 
JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं VIJAY CHOUHAN अन्य नाम KUMAR VIJAY NONIA पिता BIGAN CHOUHAN , 
शपथ पत्र सं ० 6 , दिनांक 30 मई , 2022 के अनुसार VIJAY CHOUHAN के नाम से जाना जाऊँगा । 
VIJAY CHOUHAN एवं KUMAR VIJAY NONIA दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - BARORA , 


P.O.- NAWAGARH , 

P.S.- BARORA , 

DIST.- DHANBAD , 

PIN - 828306 

JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं ANIL SHARMA , PARIDHI SHARMA ( अन्य नाम SANNU SHARMA ) का पिता 
शपथ पत्र सं ० 535 , दिनांक 2 जून , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी PARIDHI 
SHARMA ( जन्म तिथि 13 अप्रैल , 2004 ) के नाम से जानी जायेगी । 

PARIDHI SHARMA एवं SANNU SHARMA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - HOUSE NO . 9375 - A , 

NILAM BHAWAN , 

NEAR DURGA MANDIR , 

BOOTY BASTI , 

P.O. - BOOTY , 

P.S.- SADAR , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 835217 
JHARKHAND 


176 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SADHUNI DEVI अन्य नाम ARTI RANA पति SUBHARI RANA , शपथ पत्र सं ० 294 , 
दिनांक 16 जून , 2022 के अनुसार SADHUNI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

SADHUNI DEVI एवं ARTI RANA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - VILLAGE- SRI AMRA , 

P.O.- TELIYACHAK , 

P.S.- DUMKA , 

DIST.- DUMKA , 


JHARKHAND . 


177 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं BRIJNANDAN KUMAR अन्य नाम DHURI NANDAN DAS पिता SRI BIDESHI 
RAVIDAS , शपथ पत्र सं ० 288 , दिनांक 20 जून , 2022 के अनुसार BRIJNANDAN KUMAR के 
नाम से जाना जाऊँगा । 

BRIJNANDAN KUMAR एवं DHURI NANDAN DAS दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT OF - ROOM NO.- 215 , 


RESIDENT OF - 


ANIMAL HUSBANDRY AND FISHRIES , 
NEPAL HOUSE DORANDA , 

PIN - 834002 

JHARKHAND 


JAGDISHPUR TIYARI , 

P.O.- JAGDISHPUR TIYARI , 

P.S.- NOORSARAI , 

DIST.- NALANDA ( BIHAR ) , 

PIN - 803114 

JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 13 जुलाई , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

SURESH KYAL , SANMAY KYAL ( अन्य नाम 
नाम RAHUL KYAL ) का पिता 
शपथ पत्र सं ० 26 , दिनांक 17 मई , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा SANMAY KYAL 
( जन्म तिथि 01 अगस्त , 2017 ) के नाम से जाना जायेगा । 

SANMAY KYAL एवं RAHUL KYAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - FLAT NO . 901 , 9TH FLOOR , 


BLOCK- A , PEBBLE BAY APARTMENT , 
GAUTAM BUDH MARG , BARIATU , 

NEAR H.D.F.C. BANK , 

P.O.- BARIATU , 

DIST.- RANCHI , 

PIN- 834009 
JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं BINOD CHOUBEY , HARSHITA CHOUBEY ( अन्य नाम CHHOTI KUMARI ) का 
पिता शपथ पत्र सं ० 39 , दिनांक 8 जुलाई , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी 
HARSHITA CHOUBEY ( जन्म तिथि 16 दिसम्बर , 2004 ) के नाम से जानी जायेगी । 

HARSHITA CHOUBEY एवं CHHOTI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - VANKALI VATIKA GANDHI MELA PATH , 

GOVINDPUR , 

P.O & P.S.- GOVINDPUR , 

DIST.- DHANBAD , 

JHARKHAND 


178 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 22 50 I 


-- 


